रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


1/11 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 24082020-221328 

CG - DL - E - 24082020-221328 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III- खण्ड 4 
PART III — Section 4 

- 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 342 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 24 , 2020 / भाद्र 2 , 1942 
NEW DELHI , MONDAY , AUGUST 24 , 2020 / BHADRA 2 , 1942 


No.342 ] 


दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया 


( संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 2020 


सं ० 13 


सी 0 ए 0 ( परीक्षा ) /नवंबर/2020.-सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 22 के 
अनुसार , भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान परिषद को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि फाउण्डेशन 
कोर्स ( नया स्कीम ) , इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) ( पुराना स्कीम ) , इण्टरमीडिएट , ( नया स्कीम ) और फाईनल 
( पुराना एवं नया स्कीम ) की परीक्षायें निम्नलिखित तिथियों तथा स्थानों पर होंगी बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में 
परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी आवेदन करते हैं । 


इसी प्रकार , विनियम 204 के अन्तर्गत पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम परीक्षा अर्थात , इन्स्यूरेन्स एवं 
रिस्क मैनेजमेन्ट ( आई 0 आर 0 एम 0 ) तकनीकी परीक्षा , इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन 
( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ) ( भाग - प्रथम ) और इण्टरनेश्नल टैक्सेशन एसेसमेंट टेस्ट ( आइएनटीटी 
-एटी ) की परीक्षायें ( जो कि संस्थान के सदस्यों के लिए है ) ( केवल भारत में स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए ) 
निम्नलिखित शहरों ( केन्द्रों ) पर होंगी , बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी 
आवेदन करते हैं । 


3876GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


फाउण्डेशन कोर्स परीक्षा :- ( नया स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 25 
अन्तर्गत अधिसूचित है , के अनुसार ) 
9 , 11 , 15 , और 17 नवंबर , 2020 


एफ ( 3 ) के 


इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) परीक्षा :-( पुराना स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 28 
अन्तर्गत अधिसूचित है , के अनुसार ) 


ई ( 3 ) 


के 


ग्रुप 
ग्रुप 


। 2 , 4 , 6 और 8 नवंबर , 2020 
।। | 10 , 12 और 16 नवंबर , 2020 


इण्टरमीडिएट परीक्षा :-( नया स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 28 
अन्तर्गत अधिसूचित है , के अनुसार ) 


जी ( 4 ) के 


- 


ग्रुप 
ग्रुप 


। 2 , 4 , 6 और 8 नवंबर , 2020 
|| 10 , 12 , 16 और 18 नवंबर , 2020 


फाईनल परीक्षा : - :-( पुराना स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 31 ( ii ) के अन्तर्गत 
अधिसूचित है , के अनुसार ) 


। 


ग्रुप 
ग्रुप 


1 , 3 , 5 और 7 नवंबर , 2020 
।। | 9 , 11 , 15 , और 17 नवंबर , 2020 


फाईनल परीक्षा : - :-( नया स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 31 ( iv ) के अन्तर्गत 
अधिसूचित है , के अनुसार ) 


। 


1 , 3 , 5 और 7 नवंबर , 2020 
।। 9 , 11 , 15 , और 17 नवंबर , 2020 


ग्रुप 


इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट ( आई 0 आर 0 एम 0 ) पाठ्यक्रम तकनीकी परीक्षाः 


माड्यूल 1 से 4 


9 , 11 , 15 , और 17 नवंबर , 2020 


इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन ( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लूएटी 0 ओ 0 ) पाठ्यक्रम 
( भाग - प्रथम ) परीक्षा : 


2020 


I 


ए 
बी 


2 और 4 नवंबर 
6 और 8 नवंबर 


2020 


1 


अंतर्राष्ट्रीय कराधान - मूल्यांकन परीक्षण ( आइएनटीटी – एटी ) 


9 और 11 नवंबर , 


2020 


[ भाग III- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


यह सुनिश्चित किया जाता है कि , केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित 
होने पर भी परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । 


अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि फाउण्डेशन परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 एवं 4 2 घंटे अन्तराल के होंगे । इसी 
प्रकार , फाईनल परीक्षा ( नया स्कीम ) के चयनात्मक प्रश्न पत्र 6 , 4 घंटे अन्तराल के होंगे । तथापि अन्य सभी 
परीक्षाएं 3 घंटे अन्तराल के होंगे , एवं परीक्षानुसार परीक्षा का समय निम्नवर्णित है । 


परीक्षा 


प्रश्न पत्र 


समय 


अन्तराल 


प्रश्न पत्र 1 एवं 2 


परीक्षा समय 
( भारतीय समयानुसार ) 
दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 
दोपहर 2.00 बजे से सांय 4.00 2 घंटे 
दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 


3 घंटे 


प्रश्न पत्र 3 एवं 4 * 


सभी प्रश्न पत्र 


3 घंटे 


फाउण्डेशन 
इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) 
( पुराना स्कीम ) 
इण्टरमीडिएट ( नया स्कीम ) 
फाईनल परीक्षा 
( पुराना स्कीम ) 


सभी प्रश्न पत्र 
सभी प्रश्न पत्र 


दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 
दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 


3 घंटे 
3 घंटे 


3 घंटे 


4 घंटे 


प्रश्न पत्र 1 से 5 एवं 7 दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 
फाईनल परीक्षा 

और 8 
( नया स्कीम ) 

प्रश्न 

पत्र 6 दोपहर 2.00 बजे से सांय 6.00 

( चयनात्मक ) 
पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम | सभी प्रश्न पत्र 

दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 
परीक्षाएं आई 0 आर 0 एम 0 , 
तकनीकी परीक्षा , आई 0 टी 0 एल 0 एवं 
डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ( भाग - प्रथम ) एवं 
( आइएनटीटी – एटी ) 


3 घंटे 


समस्त 


* फाउण्डेशन परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 एवं 4 तथा पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम की समस्त परीक्षाओं में प्रश्न 
पत्रों के पढ़ने के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा , जबकि उपरोक्त वर्णित अन्य परीक्षाओं / प्रश्न पत्रों में 
15 मिनट का समय , ( भारतीय समयानुसार ) दोपहर 1.45 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्रश्न पत्रों को 
पढ़ने के लिए दिया जाएगा । 


फाउण्डेशन पाठ्यक्रम परीक्षा एवं पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम की इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट 
( आई 0 आर 0 एम 0 ) का आयोजन फाईनल ग्रुप ।। की परीक्षाओं के साथ दिनांक 9 , 11 , 15 , और 17 नवंबर , 
2020 को प्रस्तावित किया गया है तथा पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन 
परीक्षण ( आइएनटीटी – एटी ) का आयोजन फाईनल ग्रुप ।। की परीक्षाओं के साथ दिनांक 9 , और 11 
नवंबर , 2020 को प्रस्तावित किया गया है , जबकि , आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लूएटी 0 ओ 0 ( भाग - प्रथम ) की परीक्षाएं 
इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) / इण्टरमीडिएट परीक्षा के 4 प्रश्न पत्रों के साथ अयोजित की जाती हैं । 


कृपया यह ध्यान रहे कि , उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन ततकालीन परिस्थितियों और उपरोक्त संबंध 
में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर निर्भर है । 


परीक्षा केन्द्र : 
भारत में स्थित परीक्षा केन्द्र : 


भारतीय सनदी लेखाकार परीक्षाएं नवंबर , 2020 निम्नलिखित शहरों ( केन्द्रों ) पर आयोजित होगी : 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 41 


राज्य का नाम 


दादरा 


परीक्षा केन्द्र का नाम 
आंध्र प्रदेश अनंतपुर , एलुरु , गुन्टूर , कडपा , काकीनाडा , कुरनूल , नैल्लोर , ओंगोल , राजामहैद्रवारम , श्रीकाकुलम , 

तिरुपति , विजयवाड़ा , विशाखापटनम् , और विजयनगरम , 
असम 

डिबरुगढ़ , गोलाघाट , गुवाहाटी , जोरहाट , नगाँव , सिबसागर , सिल्चर , तेजपुर , और तिनसुकिया , 
बिहार 

आरा , औरंगाबाद , बॉका , बेगूसराय , बेतिया , भागलपुर , बिहार शरीफ , छपरा , दरभंगा , गया , 
गोपालगंज , हाजीपुर , जमुई , जहानाबाद , कटिहार , लखीसराय , मधेपुरा , मोतिहारी , मुंगेर , मुजफ्फरपुर , 

नवादा , पटना , पूर्णिया , समस्तीपुर , सासाराम , सीतामढ़ी , सिवान , और सुपौल 
छत्तीसगढ़ अम्बिकापुर , बिलासपुर , दुर्ग , जांजगीर , कोरबा , रायगढ़ , रायपुर , और राजनंदगाँव 
चंडीगढ़ चंडीगढ़ 
दिल्ली / नई दिल्ली / नई दिल्ली 
दिल्ली 

एवं सिल्वासा 
नगर हवेली 
गोवा 

मापुसा , और मड़गांव 
गुजरात अहमदाबाद , अमरेली , आनन्द , भरूच , भावनगर , भुज , गाँधीधाम , गांधीनगर , गोधरा , हिम्मतनगर , 

जामनगर , जूनागढ़ , मेहसाणा , नांदेड , नवसारी , पालनपुर , पोरबंदर , राजकोट , सूरत , सुरेन्द्रनगर , 

वदोदरा , और वापी 
हरियाणा अम्बाला , बहादुरगढ़ , भिवानी , फरीदाबाद , फतेहाबाद , गुड़गांव , हिसार , जींद , कैथल , करनाल , 

कुरुक्षेत्र , नारनौल , पानीपत , रेवाड़ी , रोहतक , सिरसा , सोनीपत और यमुना नगर 
हिमाचल प्रदेश हमीरपुर , काँगड़ा , मंडी , शिमला , सोलन और ऊना 
जम्मू एवं | जम्मू और श्रीनगर 
काश्मीर 
झारखंड बोकारो स्टील सिटी , देवघर , धनबाद , दुमका , गिरिडीह , हजारीबाग , जमशेदपुर , रामगढ और 

रांची 
कर्नाटक बगलकोट , बेलगांव , बेल्लारी , बेंगलुरु , बीदर , चामाराजानगर , चिकमगलूर , चिकबल्लापुर , चित्रदुर्ग , 

दावणगेरे , गडग , हसन , हावेरी , हुबली , कालाबुर्गी ( गुलबर्ग ) , कोलार , कोप्पल , मदिकेरी , मांड्या , 
मंगलोर , मैसूर , रायचुर , सिरसी , शिमोगा , तुमकुर , उडुपी और विजयपुरा 
अदूर , अलापुजा , ईरनाकुलम , इडुक्की , कलपेट्टा , कन्नूर , कासरगोड , कोल्लम ( क्विलोन ) , 

कोट्टायम , कोझीखोड़ , मलाप्पुरम , पालक्कड , तिरूवनन्तपुरम और थ्रीसूर 
मध्य प्रदेश 

बालाघाट , बैतूल , भोपाल , बुरहानपुर , छतरपुर , छिंदवाड़ा , देवास , धार , गुना , ग्वालियर , 
होशंगाबाद , इन्दौर , इटारसी , जबलपुर , कटनी , खण्डवा , खरगोन , मंदसौर , नरसिंहपुर , निमुच , 

रतलाम , रेवा , सागर , सतना , सीहोर , शहडोल , शाजापुर , शिवपुरी , सिंगरौली , उज्जैन , और विदिशा 
महाराष्ट्र अहमदनगर , अकोला , अमरावती , औरंगाबाद , बदलापुर , बीड , बांद्रा , भिवंडी , बुलढाणा , चंद्रपुर , 

धुले , गोंडिया , हिंगोली , इच्छलकरंजी , जलगांव , जालना , कोल्हापुर , लातूर , मुम्बई , नागपुर , नांदेड , 
नंदुरबार , नासिक , नवी मुम्बई , उस्मानाबाद , पालघर , पनवेल , परभनी , पिम्परी - चिंचवाड , पुणे , 

रतनागिरि , सांगली , सतारा , सिंधुदुर्ग , सोलापुर , थाने , वसई , वर्धा , वाशिम , और यवतमल 
मेघालय 

शिलांग 
मणिपुर मणिपुर 
नागालैंड कोहिमा / दीमापुर 
उड़ीसा अंगुल , बलांगिर , बालासोर , बारगढ़ , बेरहामपुर ( ब्रह्मपुर ) , भद्रक , भुवनेश्वर , कटक , जगतसिंहपुर , 

जाजपुर , जयपुर , झारसुगुड़ा , केंद्रपारा , क्योंझर , पुरी , रायगड़ा , राउरकेला और सम्बलपुर 

एवं पोर्ट ब्लेयर 
निकोबार द्वीप 
पुडुचेरी पुडुचेरी 
पंजाब 

अमृतसर , भटिण्डा , फिरोजपुर , होशियारपुर , जालन्धर , लुधियाना , मंडी गोविंदगढ़ , मंसा , 
पठानकोट , पटियाला , फगवाड़ा , संगरूर और श्री मुक्तसर साहिब , 
अजमेर , अलवर , बलोतरा , बँसवारा , ब्यावर , भरतपुर , भीलवाड़ा , बीकानेर , बूंदी , चित्तौडगढ़ , चुरु , 
दौसा , डूंगरपुर , हनुमानगढ़ कस्बा , जयपुर , जालोर , झालावाड़ , झुंझुंनू , जोधपुर , किशनगढ़ , कोटा , 


केरल 


अण्डमान 


राजस्थान 


[ भाग III— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


सिक्किम 
तमिलनाडु 


नागौर , पाली . मारवाड़ , राजसमंद , सीकर , सिरोही , श्री गंगानगर , टोंक और उदयपुर 
गंगटोक 
चेन्नई , कोयम्बटूर , कुड्डालोर , धर्मपुरी , डिंडिगुल , ईरोड , होसुर , कांचीपुरम , कराइकुडी , करुर , 
कुंभकोणम , मदुरई , नागापट्टिनम , नागरकोइल , नमक्कल , ऊटी , पुदुक्कोट्टई , सेलम , शवाकाशी , थेनी , 
तिरूचीरापल्ली , तिरूनेलवेली , त्रिपुर , तिरुवल्लुवर , तिरुवन्नामलई , टूटीकोरिन , वेल्लौर और 
विल्लुपुरम 

आदिलाबाद , हैदराबाद , करीमनगर , खम्मम , महबूबनगर , मेदक , नालगोंडा , निजामाबाद , संगारेड्डी , 
शमशाबाद और वारंगल 


तेलंगाना 


त्रिपुरा 


अगरतला 


उत्तर प्रदेश 


आगरा , अलीगढ़ , इलाहाबाद ( प्रयागराज ) , अमरोहा , आजमगढ़ , बदायूँ , बागपत , बहराइच , बलिया , 
बरेली , बस्ती , भदोही , बिजनौर , बुलंदशहर , देवरिया , एटा , इटावा , फैजाबाद , फिरोजाबाद , 
गाजियाबाद , गाजीपुर , गोंडा , गोरखपुर , हाथरस , जौनपुर , झॉसी , कानपुर , कुशीनगर , लखीमपुर 
खीरी , लखनऊ , मथुरा , मेरठ , मिर्जापुर , मुरादाबाद , मुजफ्फरनगर , नौएडा , पीलीभीत , प्रतापगढ़ , 
रायबरेली , रामपुर , सहारनपुर , शाहजहाँपुर , सोनभद्र , सुल्तानपुर , और वाराणसी 
अल्मोढ़ा , देहरादून , हल्द्वानी , हरिद्वार , काशीपुर , और कोटद्वार 
आसनसोल , दुर्गापुर , हल्दिया , हुगली , खड़गपुर , कोलकाता , पुरुलिया , रानीगंज और सिलीगुड़ी 


उत्तराखंड 
पश्चिम बंगाल 


विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्र :-( केवल फाउण्डेशन , इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) , इण्टरमीडिएट एवं 
फाईनल परीक्षाओं के लिये ) 


नवंबर , 2020 परीक्षाओं का आयोजन निम्नलिखित 8 विदेशी शहरों ( केन्द्रों ) मे भी किया जाएगा : 


08 कंपाला 


01. आबुधाबी 02. बहरीन 03. दोहा 04. दुबई 05. काठमांडू 06. कुवैत 07 मस्कट 
( युगाण्डा ) 


आबुधाबी , दुबई , एवं मस्कट परीक्षा केन्द्रों के लिए परीक्षा प्रारंभ होने का समय दोपहर 12.30 बजे से होगा , 
आबुधाबी , दुबई , एवं मस्कट का स्थानीय समय भारतीय समयानुसार दोपहर 2.00 बजे के बराबर है । बहरीन , दोहा , 
कुवैत एवं कंपाला ( युगाण्डा ) परीक्षा केन्द्रों के लिए परीक्षा प्रारंभ होने का समय प्रातः 11.30 बजे होगा , बहरीन , 
दोहा , कुवैत एवं कंपाला ( युगाण्डा ) का स्थानीय समय भारतीय समयानुसार दोपहर 2.00 बजे के बराबर है । 
काठमांडू ( नेपाल ) परीक्षा केन्द्र के लिए परीक्षा प्रारंभ होने का समय दोपहर 2.15 बजे होगा , काठमांडू ( नेपाल ) का 
स्थानीय समय भारतीय समयानुसार दोपहर 2.00 बजे के बराबर है । 


परिषद अपने विशेषाधिकार के अर्न्तगत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये 
रद्द कर सकती है । 


परीक्षा फार्म का ऑनलाइन आवेदन : 


फाउण्डेशन , इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) , इण्टरमीडिएट और फाईनल ( पुराना एवं नया स्कीम ) परीक्षाओं में 
प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र http://icaiexam.icai.org पर 5 अगस्त 2020 से 25 अगस्त 2020 तक भर 
सकते हैं , और परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन अपने वीजा मास्टर अथवा मेस्ट्रा क्रेडिट / डेबिट कार्ड / रुपे कार्ड 
/ नेट बैंकिंग / भीम यूपीआइ द्वारा कर सकते हैं । तथापि , यदि वे 25 अगस्त 2020 के बाद तथा 4 सितम्बर , 
2020 ( भारतीय समयानुसार सायं 5.30 बजे तक ) , तक ऑनलाइन आवेदन करते हैं , तो उन्हें 600 / -रुपये की 
अतिरिक्त राशि ( घरेलू एवं काठमांडू परीक्षा केन्द्र ) एवं विदेश में स्थित परीक्षा केन्द्र के लिए $ 10 की अतिरिक्त राशि 
का भुगतान विलम्ब शुल्क के रूप में करना होगां । कृपया ध्यान दें कि विलम्ब शुल्क फाउण्डेशन परीक्षा में लागू नहीं 
होगा , अर्थात् फाउण्डेशन परीक्षा के परीक्षार्थी 5 अगस्त 2020 से 4 सितम्बर , 2020 तक बिना किसी विलम्ब शुल्क 
के आवेदन कर सकते है । 

जबकि पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम – इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट ( आई 0 आर 0 एम 0 ) तकनीकी परीक्षा , 
इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन ( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लूएटी 0 ओ 0 ) ( भाग - प्रथम ) परीक्षा एवं 
अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षण ( आइएनटीटी एटी ) परीक्षाओं ( जो कि संस्थान के सदस्यों के लिए हैं ) के 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 41 


लिये आवेदन पत्र केवल डाउनलोड किए हुए मुद्रित आवेदन पत्र पर ही भरे जाएंगे , जो कि , ₹ 100 / - प्रति आवेदन 
पत्र भुगतान पर उपलब्ध होंगे । आवेदन पत्र संस्थान के वेबसाइट www.icai.org से 

से 5 अगस्त 2020 से 
डाउनलोड किया जा सकता है । यदि परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट www.icai.org से डाउनलोड किया गया है 
तो , ₹ 100 / - संबंधित पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम के आवेदन पत्र के परीक्षा शुल्क में जोड़ दिया जाएगा । 
पूर्ण रूप से भरे हुए , पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स की परीक्षाओं के आवेदन पत्र केवल संस्थान के नई दिल्ली 
स्थित कार्यालय में ही जमा कराये जा सकते हैं । आवेदन की अंतिम तिथि विलम्ब शुल्क के बिना 25 अगस्त 
2020 तथा ₹ 600 / - विलम्ब शुल्क के साथ 4 सितम्बर 2020 है । 


पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट ( आई 0 आर 0 एम 0 ) तकनीकी परीक्षा , 
इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन ( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ) ( भाग - प्रथम ) परीक्षा एवं 
अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षण ( आइएनटीटी – एटी ) परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल 
डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे । डिमांड ड्राफ्ट , किसी भी सूचीकृत बैंक का होना चाहिए तथा सचिव , दि 
इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के पक्ष में होना चाहिए एवं केवल नई दिल्ली में देय होना 
चाहिए । 


विभिन्न परीक्षाओं के लिये देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है । 


इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा ( पुराना एवं नया स्कीम ) 
भारत में स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए 
केवल एक ग्रुप के लिये / ईकाई 1 से 10 ( ईकाई 9 के सिवाय ) ईकाई 4 ए से 7 ए ₹ 1500 / 
दोनों ग्रुपों के लिये / ईकाई 9 / ईकाई 8 ए / ईकाई 9 ए 

₹ 2700 / 
विदेश में स्थित परीक्षा केन्द्र के लिए काठमांडू को छोड़कर 
केवल एक ग्रुप के लिये | ईकाई 1 से 10 ( ईकाई 9 के सिवाय ) / ईकाई 4 ए से 7 ए यू 0 एस 0 डॉलर 325 
दोनों ग्रुपों के लिये / ईकाई 9 / ईकाई 8 ए / ईकाई 9 ए 

यू ० एस ० डॉलर 500 
काठमांडू केन्द्र के लिए 
केवल एक ग्रुप के लिये / ईकाई 1 से 10 ( ईकाई 9 के सिवाय ) 

भारतीय मुद्रा ₹ 2200 / 
ईकाई 4 ए / ईकाई 7 ए 
दोनों ग्रुपों के लिये / ईकाई 9 / ईकाई 8 ए / ईकाई 9 ए 

भारतीय मुद्रा ₹ 3400 / 
फाईनल परीक्षा ( वर्तमान एवं संशोधित स्कीम ) 
भारत में स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए 
केवल एक ग्रुप के लिये 

₹ 1800 / 
दोनों ग्रुपों के लिये 

₹ 3300 / 
विदेश में स्थित परीक्षा केन्द्र के लिए -काठमांडू को छोड़कर 


यू ० एस ० डॉलर 325 
यू 0 एस 0 डॉलर 550 


केवल एक ग्रुप के लिये 
दोनों ग्रुपों के लिये 
काठमांडू केन्द्र के लिए 
केवल एक ग्रुप के लिये 
दोनों ग्रुपों के लिये 
इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट ( आई 0 आर 0 एम 0 ) 
( आई ० टी ० एल 0 एवं डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ) ( भाग - प्रथम ) 
अंतर्राश्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षण ( आइएनटीटी – एटी ) 


भारतीय मुद्रा ₹ 2200 / 
भारतीय 

मुद्रा 

₹ 4000 / 
₹ 2000 / 
₹ 2000 / - प्रति ग्रुप 
₹ 2000 / 


₹ 1500 / 


फाउण्डेशन कोर्स परीक्षा :- ( संशोधित स्कीम ) 
भारत में स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए 
विदेश में स्थित परीक्षा केन्द्र के लिए काठमांडू को छोड़कर 
काठमांडू ( नेपाल ) केन्द्र के लिए 


यू ० एस ० डॉलर 325 


भारतीय मुद्रा ₹ 2200 / 


[ भाग III- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


परीक्षा आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि के बाद भरने पर परिषद द्वारा निर्धारित 600 / -रुपये की अतिरिक्त राशि 
( घरेलू एवं काठमांडू परीक्षा केन्द्र ) एवं विदेश में स्थित परीक्षा केन्द्र के लिए us $ 10 की अतिरिक्त राशि का 
भुगतान विलम्ब शुल्क के रूप में करना होगां । 


हिन्दी में उत्तर लिखने की ऐच्छिकता 

फाउण्डेशन , इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) , इण्टरमीडिएट और फाईनल परीक्षाओं ( पुराना एवं नया स्कीम ) के 
उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है । विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के दिशानिर्देश 
में वर्णित वेबसाइट http://icaiexam.icai.org पर उपलब्ध है । तथापि पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम 
इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट ( आई 0 आर 0 एम 0 ) तकनीकी परीक्षा , इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन 
( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ) ( भाग - प्रथम ) परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षा ( आइएनटीटी 
एटी ) के उम्मीदवारों को उत्तर केवल अंग्रेजी में ही लिखना है । 


राकेश सहगल , कार्यवाहक सचिव 


[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 200 / 2020-21 ] 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 


[ Set up by an Act of Parliament ] 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 21st August , 2020 


No. 13 - CA ( EXAM ) /N/2020.—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations , 1988 , 
the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the next Chartered Accountants 
Foundation Course { Under New Scheme } , Intermediate ( IPC ) { Under Old Scheme } , Intermediate { Under New 
Scheme } and Final { Under Old & New Scheme } Examinations will be held on the dates given below at the following 
places provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre . 


Similarly , Examinations in Post Qualification Course under Regulation 204 , viz .: Insurance and Risk 

, 
Management ( IRM ) Technical Examination , International Trade Laws and World Trade Organisation ( ITL & WTO ) 
and International Taxation Assessment Test ( INTT – AT ) ( which is open to the members of the Institute ) will be 
held on the dates and places ( centres in India only ) which are given below provided that sufficient number of 
candidates offer themselves to appear from each of the below mentioned places . 


FOUNDATION COURSE EXAMINATION - Under NEW SCHEME 
[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25 F ( 3 ) of the Chartered 
Accountants Regulations , 1988. ] 


9th , 11th , 15th & 17th NOVEMBER 2020 


INTERMEDIATE ( IPC ) COURSE EXAMINATION – Under OLD SCHEME 

( 
[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28 E ( 3 ) of the Chartered 
Accountants Regulations , 1988 ] 


Group - I : 2nd , 4th , 6th & 8th NOVEMBER 2020 
Group - II : 10th , 12th & 16 " NOVEMBER 2020 


INTERMEDIATE COURSE EXAMINATION - Under NEW SCHEME 
[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28 G ( 4 ) of the Chartered 
Accountants Regulations , 1988. ] 


Group - I : 

1 : 2nd , 4th , 6th & 8th NOVEMBER 2020 
Group - II : 10th , 12th , 16th & 18h NOVEMBER 2020 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 41 


FINAL COURSE EXAMINATION - Under OLD SCHEME 
[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 ( ii ) of the Chartered 
Accountants Regulations , 1988. ] 


Group -I : 1st , 3rd , 5th & 7th NOVEMBER 2020 
Group - II : 9th , 11th , 15th & 17th NOVEMBER 2020 


FINAL COURSE EXAMINATION - Under NEW SCHEME 
[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 ( iv ) of the Chartered 
Accountants Regulations , 1988. ] 


Group -I : 1st , 3rd , 5th & 7th NOVEMBER 2020 
Group - II : 9th , 11th , 15th & 17 NOVEMBER 2020 


INSURANCE AND RISK MANAGEMENT ( IRM ) TECHNICAL EXAMINATION 


Modules I to IV 


9th , 11th , 15th & 17th NOVEMBER 2020 


2 


2 


INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION 
( ITL & WTO ) , Part I EXAMINATION 


Group A 
Group B 


2nd & 4th NOVEMBER 2020 
6th & gth NOVEMBER 2020 


INTERNATIONAL TAXATION - ASSESSMENT TEST ( INTT – AT ) 


9th & 11th NOVEMBER 2020 


It may be emphasized that there would be no change in the examination schedule in the event of any day of the 
examination schedule being declared a Public Holiday by the Central Government or any State Government / Local 
Holiday 


Candidates may note that two of the papers viz . Paper ( s ) 3 & 4 of Foundation Examination are of 2 hours 
duration . Similarly , Elective Paper - 6 of Final Examination ( under New Scheme ) is of 4 hours . However , all other 
examinations are of 3 hours duration , and the examination wise timing ( s ) are given below : 


Examination 


Duration 


Paper ( s ) 
Paper 1 & 2 
Paper 3 & 4 * 


3 Hours 


Foundation 


Exam . Timings ( IST ) 
2 PM to 5 PM 
2 PM to 4 PM 
2 PM to 5 PM 


2 Hours 
3 Hours 


Intermediate ( IPC ) ( Old Scheme ) 
Intermediate ( New Scheme ) 
Final ( Old Scheme ) 


All Papers 
All Papers 
All Papers 


2 PM to 5 PM 


3 Hours 


2 PM to 5 PM 


3 Hours 


2 PM to 5 PM 


3 Hours 


Final ( New Scheme ) 


Paper 1 to 5 & 
Paper 7 & 8 . 
Paper 6 ( Elective ) 
ALL 


2 PM to 6 PM 


4 Hours 
3 Hours 


2 PM to 5 PM 


Post Qualification Course 
Examinations i.e. IRM Technical 
Examination , ( ITL & WTO ) , Part I and 
( INTT – AT ) 


* In Paper 3 and 4 of Foundation Examination and all papers of Post Qualification Course Examinations there will not 
be any advance reading time , whereas in all other papers / exams mentioned above , an advance reading time of 15 
minutes will be given from 1.45 PM ( IST ) to 2 PM ( IST ) . 


Foundation Course Examination and Post Qualification Course Examination i.e. IRM is proposed to be held 
along with Final Group - II Examinations on 9th , 11th , 15th & 17th NOVEMBER , 2020 and the Post Qualification 
Course Examination i.e. INTT - AT is proposed to be held along with Final Group - II Examination on 9th and 11th 
NOVEMBER , 2020 whereas ITL & WTO examination is proposed to be held along with 4 papers of Group – I , 
Intermediate ( IPC ) / Intermediate Examinations . 


[ HTT III — CUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


It may also be noted that operation of the aforesaid schedule is subject to prevailing conditions at the 
relevant time in regard to Central Government / State Government advisories as applicable . 


PLACES OF EXAMINATION CENTRES IN INDIA : 


The Chartered Accountants examinations in November 2020 will be held in the following cities : 


Name of the Examination City 


Name of the 

State 


Andhra Pradesh 


Assam 


ܕ 


Bihar 


Anantapur , Eluru , Guntur , Kadapa , Kakinada , Kurnool , Nellore , Ongole , Rajamahendravaram , 
Srikakulam , Tirupati , Vijayawada , Visakhapatnam and Vizianagaram 
Dibrugarh , Golaghat , Guwahati , Jorhat , Nagaon , Sibsagar , Silchar , Tezpur and Tinsukia 
Arrah , Aurangabad , Banka , Begusarai , Bettiah , Bhagalpur , Bihar Sharif , Chhapra , Darbhanga , 
Gaya , Gopalganj , Hajipur , Jamui , Jehanabad , Katihar , Lakhisarai , Madhepura , Madhubani , 
Motihari , Munger , Muzaffarpur , Nawada , Patna , Purnea , Samastipur , Sasaram , Sitamarhi , Siwan 
and Supaul 
Ambikapur , Bilaspur , Durg , Janjgir , Korba , Raigarh , Raipur and Rajnandgaon 
Chandigarh 
Delhi / New Delhi 


Chattisgarh 
Chandigarh 


Delhi / New 
Delhi 


Silvassa 


Dadra & Nagar 
Haveli 
Goa 


Gujarat 


Mapusa and Margao 
Ahmedabad , Amreli , Anand , Bharuch , Bhavnagar , Bhuj , Gandhidham , Gandhinagar , Godhra , 
Himatnagar , Jamnagar , Junagadh , Mehsana , Nadiad , Navsari , Palanpur , Porbandar , 
Rajkot , Surat , Surendranagar , Vadodara and Vapi 
Ambala , Bahadurgarh , Bhiwani , Faridabad , Fatehabad , Gurgaon , Hisar , Jind , Kaithal , Karnal , 
Kurukshetra , Narnaul , Panipat , Rewari , Rohtak , Sirsa , Sonepat and Yamuna nagar 
Hamirpur , Kangra , Mandi , Shimla , Solan and Una 


Haryana 


Himachal 
Pradesh 


Jammu and Srinagar 


Jammu & 
Kashmir 


Jharkhand 


Karnataka 


Kerala 


Madhya 
Pradesh 


Bokaro Steel City , Deoghar , Dhanbad , Dumka , Giridih , Hazaribagh , Jamshedpur , Ramgarh and 
Ranchi 
Bagalkot , Belgaum , Bellary , Bengaluru , Bidar , Chamaraja Nagar , Chikamgalur , Chikkaballapur , 
Chitradurga , Davangere , Gadag , Hassan , Haveri , Hubli , Kalaburgi ( gulbarga ) , Kolar , Koppal , 
Madikere , Mandya , Mangalore , Mysore , Raichur , Sirsi , Shimoga , Tumakuru , Udupi and 
Vijayapura 
Adoor , Alappuzha , Ernakulam , Idukki , Kalpetta , Kannur , Kasaragod , Kollam ( quilon ) , Kottayam , 
Kozhikode , Malappuram , Palakkad , Thiruvananthapuram and Thrissur 
Balaghat , Betul , Bhopal , Burhanpur , Chhatarpur , Chhindwara , Dewas , Dhar , Guna , Gwalior , 
Hoshangabad , Indore , Itarsi , Jabalpur , Katni , Khandwa , Khargone , Mandsaur , Narsinghpur , 
Neemuch , Ratlam , Rewa , Sagar , Satna , Sehore , Shahdol , Shajapur , Shivpuri , Singrauli , Ujjain and 
Vidisha 
Ahmednagar , Akola , Amravati , Aurangabad , Badlapur , Beed , Bhandara , Bhiwandi , Buldhana , 
Chandrapur , Dhule , Gondia , Hingoli , Ichalkaranji , Jalgaon , Jalna , Kolhapur , Latur , Mumbai , 
Nagpur , Nanded , Nandurbar , Nasik , Navi mumbai , Osmanabad , Palghar , Panvel , Parbhani , Pimpri 
chinchwad , Pune , Ratnagiri , Sangli , Satara , Sindhudurg , Solapur , Thane , Vasai , Wardha , Washim 
and Yavatmal 
Shillong 


Maharashtra 


Meghalaya 


Manipur 


Imphal 


Nagaland 


Kohima / Dimapur 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 41 


Odisha 


Angul , Balangir , Balasore , Bargarh , Berhampur ( brahmapur ) , Bhadrak , Bhubaneswar , Cuttack , 
Jagatsinghpur , Jajpur , Jeypore , Jharsuguda , Kendrapara , Keonjhar , Puri , Rayagada , Rourkela and 
Sambalpur 
Port Blair 


Andaman and 


Nicobar Islands 


Poducherry 


Poducherry 


Punjab 


Amritsar , Bathinda , Ferozepur , Hoshiarpur , Jalandhar , Ludhiana , Mandi Gobindgarh , Mansa , 
Pathankot , Patiala , Phagwara , Sangrur and Sri Muktsar Sahib 


Rajasthan 


Ajmer , Alwar , Balotra , Banswara , Beawar , Bharatpur , Bhilwara , Bikaner , Bundi , Chittorgarh , 
Churu , Dausa , Dungarpur , Hanumangarh Town , Jaipur , Jalore , Jhalawar , Jhunjhunu , Jodhpur , 
Kishangarh , Kota , Nagaur , Pali - marwar , Rajsamand , Sikar , Sirohi , Sri ganga nagar , Tonk and 
Udaipur 
Gangtok 


Sikkim 


Tamil Nadu 


Chennai , Coimbatore , Cuddalore , Dharmapuri , Dindigul , Erode , Hosur , Kancheepuram , Karaikudi , 
Karur , Kumbakonam , Madurai , Nagapattinam , Nagercoil , Namakkal , Ooty , Pudukkottai , Salem , 
Sivakasi , Theni , Tiruchirapalli , Tirunelveli , Tirupur , Tiruvallur , Tiruvannamalai , Tuticorin , 
Vellore and Villupuram 
Adilabad , Hyderabad , Karimnagar , Khammam , Mahabubnagar , Medak , Nalgonda Nizamabad , 
Sangareddy , Shamshabad and Warangal 


Telangana 


Tripura 


Agartala 


Uttar Pradesh 


Agra , Aligarh , Allahabad , Amroha , Azamgarh , Badaun , Baghpat , Bahraich , Ballia , Bareilly , Basti , 
Bhadohi , Bijnor , Bulandshahr , Deoria , Etah , Etawah , Faizabad , Firozabad , Ghaziabad , Ghazipur , 
Gonda , Gorakhpur , Hathras , Jaunpur , Jhansi , Kanpur , Kushinagar , Lakhimpur Kheri , Lucknow , 
Mathura , Meerut , Mirzapur , Moradabad , Muzaffarnagar , Noida , Pilibhit , Pratapgarh , Rae Bareli , 
Rampur , Saharanpur , Shahjahanpur , Sonebhadra , Sultanpur and Varanasi 
Almora , Dehradun , Haldwani , Haridwar , Kashipur and Kotdwar 


Uttarakhand 


West Bengal 


Asansol , Durgapur , Haldia , Hooghly , Kharagpur , Kolkata , Purulia , Raniganj and Siliguri 


PLACES OF EXAMINATION CENTRES OVERSEAS : 
[ FOR FOUNDATION , INTERMEDIATE ( IPC ) , INTERMEDIATE AND FINAL EXAMINATIONS ONLY ] 


The November - 2020 examinations will also be held at the 8 ( Eight ) overseas examination centres , namely 


Overseas 


Abu Dhabi , Bahrain , Doha , Dubai , Kathmandu , Kuwait , Muscat , Kampala ( Uganda ) , 


The Examination commencement timings at Abu Dhabi , Dubai and Muscat Centres will be 12.30 PM i.e. Abu 
Dhabi , Dubai and Muscat local time corresponding / equivalent to 2.00 PM . ( IST ) . The Examination commencement 
timing at Bahrain , Doha , Kampala and Kuwait Centre will be 11.30 AM i.e. Bahrain / Doha / Kampala / Kuwait local 
time corresponding / equivalent to 2.00 PM . ( IST ) . The Examination commencement Timing at Kathmandu ( Nepal ) 
Centre will be 2.15 PM Nepal local time corresponding / equivalent to 2.00 PM ( IST ) . 


The Council reserves the right to withdraw any city / centre at any stage without assigning any reason . 


Online filling up of examination forms : 


Applications for admission to Foundation , Intermediate ( IPC ) , Intermediate & Final Examinations ; Candidates 
are required to apply on - line at https://icaiexam.icai.org from 5th August , 2020 to 25th August , 2020 and remit the 
examination fee on - line by using VISA or MASTER or MAESTRO Credit / Debit Card / Rupay Card / Net Banking / 
Bhim UPI . They shall however , be required to remit additional 600 / - towards late fee ( for Domestic & Kathmandu 
centres ) and US $ 10 ( for Overseas centres ) in case the application on - line is made after 25th August , 2020 and upto 
4th September , 2020 [ up to 5.30 PM ( IST ) ] . Kindly note that late fees is not applicable to Foundation Examinations 
i.e. Candidates of Foundation Examinations can fill their examination application form from 5th August , 2020 to 4th 
September , 2020 [ up to 5.30 PM ( IST ) ] without late fees . 


[ HTT III — CUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


11 


Whereas the Examination application form for Post Qualification Course Examinations i.e. Insurance and Risk 
Management ( IRM ) Technical Examination , International Trade Laws and World Trade Organisation ( ITL & WTO ) 
and International Taxation Assessment Test ( INTT – AT ) ( which is open to the members of the Institute ) is to be 
filled up in the downloadable paper based form ( hard copy ) only and is priced at 100 / - per examination application 
form . The forms can be downloaded from our website www.icai.org on or after 5th August 2020. 100 may be added 
to the examination fees payable for the relevant post qualification course . It may be noted that the application forms 
duly completed for the Post Qualification Course Examination will be received only at the New Delhi office of the 
Institute . The last date for application is 25th August , 2020 without late fee and 4th September , 2020 with late fee of 
600 / 


Payment of fees for the Post Qualification Course i.e. Insurance and Risk Management ( IRM ) Technical 
Examination , International Trade Laws and World Trade Organisation ( ITL & WTO ) and International Taxation - 
Assessment Test ( INTT – AT ) should be made by Demand Draft only . The Demand Draft may be of any Scheduled 
Bank and should be drawn in favour of The Secretary , The Institute of Chartered Accountants of India , payable at 
New Delhi only . 


The examination fees payable for various courses are as under : -- 


1500 / 
2700 / 


Intermediate ( IPC ) & Intermediate Course Examinations 
{ Old and New Scheme } 
For Indian Centre ( s ) 

Single Group / Unit 1 to 10 ( except Unit 9 ) / Unit 4A to 7A 

Both Groups / Unit 9 / Unit 8A / Unit 9A 
For Overseas Centre ( s ) - Excluding Kathmandu Centre 

Single Group / Unit 1 to 10 ( except Unit 9 ) / Unit 4A to 7A 

Both Groups / Unit 9 / Unit 8A / Unit 9A 
For Kathmandu Centre 

Single Group / Unit 1 to 10 ( except Unit 9 ) / Unit 4A to 7A 
Both Groups / Unit 9 / Unit 8A / Unit 9A 


US $ 325 
US $ 500 


INR 2200 


INR 3400 


Final Course Examinations 


{ Old and New Scheme } 


1800 / 
* 3300 / 


For Indian Centre ( s ) 

Single Group 

Both Groups 
For Overseas Centre ( s ) - Excluding Kathmandu Centre 

Single Group 
Both Groups 


US $ 325 


US $ 550 


For Kathmandu Centre 


Single Group 

Both Groups 
INSUR NCE & RISK MANAGEMENT ( IRM ) 


INR 2200 
INR 4000 
* 2000 / 


ITL & WTO 


* 2000 / - per group 
* 2000 / 


INTERNATIONAL TAXATION – ASSESSMENT TEST 


Foundation Course Examination 


For Indian Centre ( s ) 
For Overseas Centre ( s ) - Excluding Kathmandu Centre 
For Kathmandu ( Nepal ) Centre 


1500 / 
US $ 325 
INR 2200 


The late fee for online submission of examination application form after the scheduled last date would be 
600 / - ( for Indian / Kathmandu Centres ) and US $ 10 ( for Abroad Centres ) as decided by the Council . 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 41 


OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI : 


Candidates of Foundation , Intermediate ( IPC ) , Intermediate and Final ( Old & New Scheme ) Examinations will 
be allowed to opt for English / Hindi medium for answering papers . Detailed information will be found in guidance 
notes hosted at https://icaiexam.icai.org . However the medium of Examinations will be only English in respect of 
Post Qualification Course viz .: Insurance and Risk Management ( IRM ) Technical Examination , International Trade 
Laws and World Trade Organisation ( ITL & WTO ) and International Taxation – Assessment Test ( INTT – AT ) . 


RAKESH SEHGAL , Acting Secretary 


[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 200 / 2020-21 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR 
VERMA 


Digitally signed by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date : 2020.08.24 22:39:31 


+05 : 30 


